Regd . No. CHD/0093 / 2015-2017 


सत्यमेव जयते 


LIT.OF 


WARYAN 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 
© Government of Haryana 
No. 17-2017] CHANDIGARH , TUESDAY , APRIL 25 , 2017 (VAISAKHA 4 , 1939 SAKA ) 

एक ही नम्बर व दिनांक के साथ प्रतिस्थानिक 

हरियाणा सरकार 


PART - I 


गृह विभाग 


1 . 


2 . 


अधिसूचना 

दिनांक 3 दिसम्बर, 2015 
संख्या 6 / 5 / 2015-4एच.जी.-II.- हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25), की धारा 92 , के साथ पठित , 
भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाण के राज्यपाल, इसके द्वारा , 
पंजाब पुलिस नियम, 1934, को हरियाणा राज्यार्थ, आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात्: 

ये नियम पंजाब पुलिस ( हरियाणा तृतीय संशोधन) नियम, 2015 कहे जा सकते हैं । 
पंजाब पुलिस नियम, 1934, में नियम 12.16 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्: 
" 12.16 क हरियाणा पुलिस बैन्ड स्टाफ (बैंडसमैन): 
( 1 ) पुलिस महानिदेशक , हरियाणा सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् स्थिर और माचिंग बैन्ड के रूप में राष्ट्रीय , 
राज्य, पुलिस तथा नागरिकों से सम्बन्धित संगीत समारोह कार्यक्रमों में सहायता हेतू बैन्डों के प्रकार और उनकी संख्या 
में आवश्यकता अनुरूप वृद्धि कर सकता है । 
( 2 ) सिपाही के पद के लिए हरियाणा पुलिस बैन्ड स्टाफ से स्वीकृत पद पर भर्ती द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार 
अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधी भर्ती अथवा स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाएगी । आगे , हरियाणा पुलिस 
बैन्ड स्टाफ , नियम 12.16 (11) को ध्यान में रखते हुए हरियाणा पुलिस का विशेषीकृत विंग है, इसलिए इस विंग में 
सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया ऐसी होगी जो पुलिस महानिदेशक, हरियाणा की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा 
अनुमोदित की जाए । 
उक्त नियम में , नियम 13.5 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : 
" 13.6 हरियाणा पुलिस बैन्ड स्टाफ की पदोन्नतिः 
(1 ) हरियाणा पुलिस बैन्ड स्टाफ के मुख्य सिपाही सहायक उप -निरीक्षक , उपनिरीक्षक तथा निरीक्षक के पद 
हरियाणा पुलिस बैन्ड स्टाफ के लिए सूची अलग से बनाई गई क्रमशः ग , घ , ड तथा च श्रेणी पदोन्नति सूची में 


3 . 


( 280) 


281 


PART I ] 

HARYANA GOVT. GAZ ., APR. 25 , 2017 ( VYSK. 4, 1939 SAKA) 
दर्ज व्यक्तियों में से की जाएगी, अथवा पुलिस महानिदेशक की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 
मानदण्ड के आधार पर किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार से स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाएगी । 
( 2 ) ( क ) हरियाणा पुलिस बैन्ड स्टाफ में बैन्डसमैन के विभिन्न रैंकों पर पदोन्नति , बैन्ड मास्टर को छोड़कर, 

ईकाईवार वरिष्ठता के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी सभी उम्मीदवार संगीत समिति द्वारा आयोजित 
संगीत में निर्धारित -निपुणता परीक्षा को उतीर्ण करेंगे । संगीत समिति जो कि निदेशक, हरियाणा पुलिस 
अकादमी, मधुबन / हरियाणा सशस्त्र पुलिस , मधुबन के वरिष्ठतम कार्यभारी अधिकारी / रकरूट ट्रेनिंग 
कॉलेज , भौण्डसी के वरिष्ठतम ईन्चार्ज / भारतीय रिजर्व वाहिनी, भौण्डसी के वरिष्ठतम कार्यकारी 
अधिकारी / हरियाणा भारतीय रिजर्व बटालियन के वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी या अध्यक्ष के रूप में 
महानिदेशक द्वारा विशेषतौर पर नामित अधिकारी समाविदट होंगे, सदस्य के रूप में संबंध बैन्ड ईकाई का 
कमाण्डैन्ट / कार्यभारी अधीक्षक , सदस्य के रूप में संबंध बैन्ड का बैन्ड मास्टर तथा संगीत समिति द्वारा 

सहयोनित संगीत में निपुण सदस्य के रूप में प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए सहायता करेगा । 
( ख ) हरियाणा पुलिस बैन्ड स्टाफ में से पदोन्नति को नियमित करने के प्रयोजन के लिए पदोन्नति सूची ख , 

ग , घ , ड को ईकाई / रन्जवार तथा सूची च को केन्द्रित तौर पर सामान्य संवर्ग के समान प्रथक रूप 
से निम्नानुसार रखी जाएगी: 
( ) सूची " ख " में उन सिपाही बैन्डमैन के नाम रखे जाएंगे, जो नामित संगीत समिति द्वारा आयोजित 

निर्धारित दक्षता परीक्षा देने के लिए पात्र हैं , जो संबंधित आदेशक / पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में 
रखी जाएगी । अन्य शर्ते जो नियम 13.7 (2) में सामान्य सवंर्ग में ख -1 परीक्षा के लिए दी गई 
हैं , यथा आवश्यक परिवर्तन के लागू होगी, जहां तक ये इस नियम के अधीन उपबन्धों से 

अनसंगत हैं ; 
(ii) सूची ग सिपाही बैन्डमैन में से मुख्य सिपाही की पदोन्नति के लिए, जिन्होंने अपने वाद्य यन्त्र के 

साथ - साथ अन्य वाद्य यन्त्र में संगीत दक्षता परीक्षा पास कर ली हो , संबंधित कमाण्डट / पुलिस 

अधीक्षक के कार्यालय में रखी जाएगी । 
(iii ) सुची घ मुख्य सिपाही से सहायम उप -निरीक्षक के रैंक हेतु पदोन्नति के लिए उपयुक्त कर्मचारी 

संगीत समिति द्वारा सम्यक रूप से जाँच परीक्षा सिफारिश करने के उपरान्त बनाई जाएगी । ऐसी 
परीक्षा सुनिश्चित करेगी कि उम्मीदवार संगीत पढ़ने की क्षमता, आदेशात्मक क्षमता सहित संगीत 
सिद्धांत तथा प्रैक्टिकल तथा संगीत उपकरण जैसे कि लकड़ी, पीतल तथा तबला वाद्य यन्त्र में 

निपुण हैं ; 
(iv) सुची ड वरिष्टतम् सहायक उप -निरीक्षक में से बनाई जाएगी, जिसकी उप -निरीक्षक एवं सहायक 

बैन्ड मास्टर के रैंक हेतु संगीत समिति द्वारा पदोन्नति के लिए उपयुक्त के रूप में सिफारिश की 

जाता हैं ; 
( v) सुची च वरिष्ठतम उप - निरीक्षकों में से बनाई जाएगी जो निरीक्षक एवं बैन्ड मास्टर के पद पर 

पदोन्नति के लिए उपयुक्त हैं जिसमें कम से कम पाँच वर्ष के लिए सहायक बैन्ड मास्टर के रूप 
में सेवा की हो । पुलिस महानिदेशक, तथापि लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए निरीक्षक एवं 
बैन्ड मास्टर के रूप में पदोन्नति के रूप में अपेक्षित अनुभव के वर्षों की न्यूनतम निर्धारित संख्या में 

छूट दे सकता हैं । 
( 3) सामान्य संवर्ग में पदोन्नति को विनियमित करने के लिए इन नियमों के अध्याय 13 में दिए गये उपबन्ध जहाँ 
तक थे इस नियम में दिए गये उपबन्धों अनसंगत हैं यथा आवश्यक परिवर्तन के 

लागू 


होंगे । 


राम निवास 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 

गृह विभाग, चण्डीगढ़ । 


282 


HARYANA GOVT. GAZ ., APR . 25 , 2017 (VYSK . 4 , 1939 SAKA) 


[PART I 


To be substituted with same number and dated 


HARYANA GOVERNMENT 


HOME DEPARTMENT 


Notification 


The 3rd December, 2015 


No. 6 /5 / 2015-4HGII. In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of 
India , read with section 92 of Haryana Police Act, 2007 ( 25 of 2008 ), the Governor of Haryana hereby makes the 
following rules further to amend the Punjab Police Rules, 1934 , in their application to the State of Haryana , namely: 
1 . These rules may be called the Punjab Police (Haryana 3rd Amendment) Rules, 2015 . 
2 . In the Punjab Police Rules, 1934, after rule 12.16 , the following rule shall be inserted , namely : - 

“ 12.16 A Haryana Police Band Staff (Bandsmen ). 
( 1) The Director General of Police with the prior approval of State Government may raise as many bands 
of as many types as required for providing musical support in a wide range of National, State, Police and Civil 
Ceremonial events either as stationary or as marching band . The uniform , equipment s, training and 
deployment/ engagement of various bands shall be such as may be specified by the Director General of police. 
(2 ) The recruitment to the sanctioned post of Haryana Police Band Staff for the post of Constable shall be 
made by direct recruitment or by transfer or deputation from any State Government or the Central 
Government. Further, since Haryana Police Band Staff is a specialized wing of Haryana Police in view of rule 
12.16 (11), the procedure for direct recruitment of Constables in this wing shall be such , as approved by the 

State Government on the recommendation of the Director General of Police , Haryana. 
3 . In the said rule, after rule 13.5 the following rule shall be inserted, namely: 

“ 13.6 Promotion of Haryana Police Band Staff. 
( 1 ) The promotion to the post of Head Constable , Assistant Sub Inspector , Sub Inspector and Inspector of 
Haryana Police Band Staff ( Bandsmen ) shall be made from amongst person admitted to promotion list C D 
E and F respectively , maintained separately for the Haryana Police Band Staff; or by transfer or deputation 
from any State Government or the Central Government on the basis of criteria as approved by the State 
Government on the recommendation of the Director General of Police . 
( 2 ) ( a ) The promotion to different ranks of Bandsmen in Haryana Police Band Staff shall be strictly 

made on the bases of unit wise seniority -cum -fitness except for the band master. All candidates 
shall qualify the prescribed proficiency test in music to be conducted by a music committee. The 
music committee shall comprise of the Director, Haryana Police Academy, Madhuban / Senior 
most Officer In - charge of Haryana Armed Police , Madhuban / senior most Officer In - charge of 
the Recruit Training College, Bhondsi/senior most Officer In -charge of the India Reserve 
Battalions, Haryana or an officer specially nominated by the Director General of Police as the 
Chairperson ; Commandant/Superintendent In -charge of the band unit concerned as a Member ; 
Band Master of the band concerned as a Member and an expert in music co -opted by music 

committee to assist it in evaluating performance as a Member. 
(b ) For the purpose of regulating promotion amongst Haryana Police band Staff , promotion list 

‘ B ’, C , D , E unit/range wise and list F centrally shall be maintained separately for akin to 
the General cadre as under : 
(i) List B shall contain the names of Constable Bandsmen who are eligible for undergoing 

the prescribed proficiency test to be conducted by the nominated music committee which 
shall be maintained in the office of Commandant/Superintendent of Police concerned . 
The other conditions as provided under rule 13.7 (2 ) for B - 1 test in the General cadre 
shall apply mutatis mutandis , in so far as these are not inconsistent with the provisions 

under this rule ; 
( ii ) 

List C shall be maintained in the office of Commandant/Superintendent of Police 
concerned for promotion to the rank of Head Constable from amongst the Constable 
Bandsmen who have qualified a proficiency test ‘ at their own instrument as well as 
‘ a second musical instrument’; 


PART 1] 


HARYANA GOVT. GAZ ., APR . 25 , 2017 (VYSK . 4 , 1939 SAKA) 


283 


( iii) List ‘D ’ for promotion to the rank of Assistant Sub Inspector from Head Constable shall 

be maintained after the music committee duly tests and recommends the official is fit for 
promotion . Such test shall ensure that a candidate is proficient at ‘music theory & 
practical including ability to read music , instructional ability and three categories of 

musical instruments viz. woodwind , brass and percussion ’; 
(iv ) 

List ‘E shall be maintained from amongst the senior most assistant Sub Inspector who is 
recommended as fit for promotion by the music committee to the rank of Sub Inspector 

cum - Assistant Band Master ; 
(v) List F shall be maintained from amongst senior-most Sub -Inspector, who is fit for 

promotion to the post of Inspector-cum - Band Master and has served as Assistant Band 
Master for at least five years. The Director General of Police , may , however with reasons 
to be recorded in writing may relax the minimum prescribed number of years of 

experience required for promotion as Inspector-cum - Band Master. 
( 3 ) The provisions contained in chapter 13 of these rule for regulating promotions in the General cadre 
shall apply mutatis mutandis ; in as so far these are not inconsistent with the provisions contained in this rule . 


RAM NIWAS, 
Additional Chief Secretary to GovernmentHaryana , 

Home Department, Chandigarh . 


55180 — C.S. - H.G.P ., Chd. 


